निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 माघ 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 34 ) पटना , मंगलवार , 25 जनवरी 2022 


7 


7 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग ( कारा ) 


अधिसूचना 

24 जनवरी 2022 
सं ० कारा / नि ० को ० ( अधी ) -01-46 / 20210-592 — बिहार कारा सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को 
स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम -5 में अंकित कारा में काराधीक्षक के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है 
क्र ० काराधीक्षक का नाम 

वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन 
1 2 3 4 

5 
श्री राधे श्याम सुमन कैमूर मंडल कारा , जहानाबाद | मंडल कारा , छपरा 
श्री उदय कुमार 

अररिया उपकारा , दाउदनगर मंडल कारा , जहानाबाद 


गृह जिला 


1 


2 


1 


2. उपरोक्त कंडिका -1 में अंकित बिहार कारा सेवा के दोनों पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे 
नव पदस्थापन स्थल पर अविलम्ब योगदान करना सुनिश्चित करें । 

3. श्री सुजीत कुमार झा , बिहार कारा सेवा , अधीक्षक , मंडल कारा , औरंगाबाद अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले 
आदेश तक उपकारा , दाउदनगर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रजनीश कुमार सिंह , 
संयुक्त सचिव - सह - निदेशक ( प्र ० ) । 


, 


, 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 34-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


